रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004 /99 


REGD. NO. D. L.-33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग || खण्ड 3 उप - खण्ड (iii) 
PART II .- Section3 - Sub-section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 791] 
No. 791] 


नई दिल्ली , सोमवार , अप्रैल 1 , 2013 / चैत्र 11 , 1935 
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 1, 2013/CHAITRA 11, 1935 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 1 अप्रैल, 2013 
का . आ . 902( अ). - केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 3 के खण्ड 
( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर को झारखण्ड राज्य में , 
नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट , राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के कि. मी. 277.500 से कि . मी. 333.500 तक और 
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के कि . मी . 200.500 से कि . मी. 185 . 150 तक के भूखण्ड का निर्माण ( चौड़ा करने/ चार लेन का 
बनाने , आदि) , अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन 
करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है । 

अनुसूची 
झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के कि . मी. 277.500 से कि . मी. 333. 500 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के 
कि . मी . 200. 500 से कि . मी. 185 .150 तक की बाबत भूमि का अर्जन । 
क्रम जिला 

पुलिस थाना / जे. एल . संख्या गांव का नाम 


- 


तालुक 


संख्या 


( 2 ) 


( 3 ) 


( ) 


1. पूर्वी सिंघभूम 


( 4 ) 
1. बहारागोडा 

बहारागोडा ( 602 ) गोहाला भूड़ा 
बहारागोडा ( 667 ) 

खन्ती 
2. धालभूमगढ़ 

धालभूमगढ़ (185 ) मौलाशोली 
[ फा. सं. भा. रा. रा.प्रा./11013/ एलए/ नोटिफ -3( ए)/प. क.ई.- खडगपुर/ 2013 ] 

माया प्रकाश, उप सचिव 


1353 GL/ 2013 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec . 3( ii )] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi,the 1st April, 2013 


S .O . 902 ( E ). — In exercise of the powers conferred by clause (a ) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 
(48 of 1956 ), the CentralGoverinent hereby authorises the District Land Acquisition Officer, East Singhbhum , Jamshedpur 
as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of 
publication of this notification in the OfficialGazette , in respectof the stretch of land from Km . 277 .500 to Km . 333 .500 of the 
NationalHighway No. 33 and from Km . 200 . 500 to Km 185 .150 of the NationalHighway No. 6 for building (widening / four 
laning, etc .), maintenance ,management and operation in the State of Jharkhand as specified in the Schedule given below . 


SCHEDULE 


Acquisition of land in respectofNationalHighway No. 33 from Km . 277.500 to Km . 333.500 and National Highway 

No. 6 from Km . 200.500 to Km . 185.150 in the state of Jharkhand. 


District 


Taluk 


Police Station /J.L . No . 


Name of Village 


Serial 

No. 


(1) _ (2) 


(3 ) 


1. East Singhbhum 


(1 ) Baharagora 


Baharagora (602 ) 


GohalMura 


Baharagora ( 667) 


Khanti 


(2 ) Dhalbhumgarh 


Dhalbhumgarh ( 185) 


Maulasholi 


[F. No.NHAI/I1013/LA /Notif.-3 ( a )/PIU Kharagpur /2013 ] 


MAYA PRAKASH , Dy. Secy . 


- - - 


- 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controlter of Publications, Delhi-110054 . 


